निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ठ 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 452 ) पटना, मंगलवार , 22 मई 2018 

संख्या 15 / एम 1 - 218 / 98 ( अंश 2) - 908 

शिक्षा विभाग 


विषय : 


संकल्प 

15 मई 2018 
विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए भारत सरकार द्वारा 01. 01 .2006 के प्रभाव से लागू षष्ठम वेतन 
पुनरीक्षण संकल्प में निहित अनुदेश के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों / अंगीभूत महाविद्यालयों में 
नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के पूर्व प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की उपाधि के एवज में 01.09.2008 
के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) के रूप में पाँच अग्रिम वेतन वृद्धि तथा सेवा काल में 
प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की उपाधि के एवज में दिनांक 01.09. 2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता 
(Incentive) के रूप में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य करने की स्वीकृति के संबंध में । 


विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए भारत सरकार के पत्रांक No.- 1 - 32 / 2006- UII/ U(i ) dated 
21 .12. 2008 द्वारा 01. 01. 2006 के प्रभाव से लागू षष्ठम वेतन पुनरीक्षण आदेश में निहित अनुदेश के आलोक में राज्य 
के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पी0एच0डी0 उपाधि के एवज में प्रोत्साहन भत्ता के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धि 
अनुमान्य करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था । 

___ 2. सम्यक् समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए भारत सरकार द्वारा 
01.01.2006 के प्रभाव से लागू षष्ठम वेतन पुनरीक्षण संकल्प में निहित अनुदेश के आलोक में राज्य के 
विश्वविद्यालयों / अंगीभूत महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के पूर्व प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की उपाधि के 
एवज में 01.09.2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive ) के रूप में पाँच अग्रिम वेतन वृद्धि तथा सेवा काल में 
प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की उपाधि के एवज में दिनांक 01.09. 2008 के प्रभाव से प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) के 
रूप में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 मई 2018 


3. यह अग्रिम वेतन वृद्धि सिर्फ उन्ही शिक्षकों को अनुमान्य होगा, जिन्होने भारत सरकार के पत्रांक 
No. - 1 - 32/ 2006 - UII/ U (i ) dated 21. 12. 2008 में निहित निदेश के आलोक में पी0एच0डी0 की उपाधि 
पंजीकरण , कोर्सवर्क, मूल्यांकन आदि के लिए विहित प्रक्रियाओं आदि का पालन करते हुए ही किसी विश्वविद्यालय से 
प्राप्त किए हो । साथ ही उसी शिक्षक को यह अग्रिम वेतन वृद्धि देय होगी, जिन्होने जिस discipline में Ph. D की 
उपाधि प्राप्त की हो तथा उसी discipline के शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है । 

4. इस अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ विश्वविद्यालय शिक्षकों को षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में 
दिया जा रहा है । अतः यह सिर्फ षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के लिए लागू अवधि में (01.01. 2006 से 31 .12. 2015) सेवा काल 
में पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त शिक्षकों अथवा उक्त अवधि में सीधे नियुक्त शिक्षक जिन्होने नियुक्ति पूर्व पी0एच0डी0 की 
उपाधि धारित की हो , उन्हे ही इसका लाभ देय होगा । वैसे शिक्षक जिन्होने सेवाकाल में षष्ठम वेतन पुनरीक्षण की 
अवधि के पूर्व अथवा उक्त अवधि के पश्चात् पी0एच0डी0 उपाधि धारित की हो , उन्हे इस अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ 
अनुमान्य नहीं होगा । ऐसे शिक्षक जो षष्ठम वेतन पुनरीक्षण की तिथि के पूर्व सेवाकाल में पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त है , 
उन्हे विभागीय संकल्प संख्या 1669 दिनांक 18.05. 2010 के तहत पंचम वेतन पुनरीक्षण के प्रावधानों के अनुरूप लाभ पूर्व 
में स्वीकृत किया जा चुका है । 

___ 5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 


आदेश - 


त अगले 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूच 
अंक में प्रकाशित किया जाए । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिंह , 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 452 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


